सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


19 आश्विन , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 785 राँची, शुक्रवार , 


11 अक्टूबर , 2019 (ई ० ) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 
4 अक्टूबर, 2019 


, 


संचिका संख्या -01 / सा ० स्था (पदस्थापन) -03 / 2016 / न ०वि०-5007-- श्री घनश्याम कुमार अग्रवाल , 
नगर निवेशक , राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार को अपने कार्यों के अतिरिक्त झारखण्ड भू- सम्पदा 
नियामक प्राधिकार के कार्यों के निर्वहन हेतु विशेष कार्य पदाधिकारी के रूप में नामित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


चन्दन कुमार , 


सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 785 50 


